निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 491 ) 


10 भाद्र 1933 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2011 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2011 
सं0 वन्य प्राणी - 02 / 2003 ( खण्ड - 11) - 289( ई0) / प०व० — राज्य वन्य प्राणी पर्षद की दिनांक 20 अप्रील 
2011 को आहुत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में वाल्मिकी व्याघ्र क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित 
एवं राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के उदेश्य से सरकार द्वारा एक समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया 
जाता है: 


। 


अध्यक्ष 
सदस्य 


। 


। 


सदस्य 


। 


सदस्य 


। 


सदस्य 


पद्मश्री पी०के० सेन 
श्री महेन्द्र उरांव 
सदस्य, राज्य वन्य प्राणी पर्षद 
श्री नंदलाल प्रसाद 
सदस्य, राज्य वन्य प्राणी पर्षद 
पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार 
के द्वारा नामित पदाधिकारी 
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार के 
द्वारा नामित पदाधिकारी 
पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के 
के द्वारा नामित पदाधिकारी 
वन संरक्षक - सह - क्षेत्र निदेशक 
वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना, बेतिया 
समाहर्ता, बेतिया 
आरक्षी अधीक्षक , बेतिया 
आरक्षी अधीक्षक, बगहा 
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक 


। 


सदस्य 


। 


सदस्य 


। 


। 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
संयोजक 


(10) 
(11) 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण), 1 सितम्बर 2011 
1. यह समिति वाल्मिकी व्याघ्र क्षेत्र में ईको टूरिज्म की संभावनाओं की पूर्ण समीक्षा कर पर्षद को अपनी 
अनुशंसा समर्पित करेगी । 

2. वन संरक्षक - सह - क्षेत्र निदेशक, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना, बेतिया इस समिति को आवश्यक सहयोग 
प्रदान करेंगे । 
3. यह समिति तीन माह के अन्दर अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 491- 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


